निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


27 चैत्र 1936 ( AO ) 
पटना , वृहस्पतिवार , 17 अप्रील 2014 


( सं० पटना 380 ) 


निर्वाचन विभाग 


अधिसूचना 
17 अप्रील 2014 


सं0 बी1 - 3 - 91 / 2014 - 38 — लोक सभा का आम निर्वाचन, 2014 के अवसर पर 1 - वाल्मीकिनगर, 2 - पश्चिम चम्पारण , 3 - पूर्वी 
चम्पारण, 16 – वैशाली, 17 - गोपालगंज (अ. जा.) एवं 18 - सिवान संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचन से संबंधित विधि और न्याय मंत्रालय भारत 
सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 17.04.2014 एवं भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या -464 / 2014 (9) दिनांक 17.04 . 
2014 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए पुनः प्रकाशित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

हुसैन यूसुफ रिजवी , 
संयुक्त सचिव । 


बिहार गजट ( असाधारण), 17 अप्रील 2014 

भारत सरकार 
विधि और न्याय मंत्रालय 

विधायी विभाग 


- - - - 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2014 / चैत्र 27, 1936 ( शक) 
का0आ0 

( अ) - पंद्रहवी लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति पर नई लोक सभा गठित किए जाने के प्रयोजन 
के लिए साधारण निर्वाचन कराए जाने का विनिश्चिय किया गया है, 

अतः अब, राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 14 की उप - धारा ( 2) में अंतर्विष्ट उपबंधों, के 
अनुसरण में , नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (1) में यथाविनिर्दिष्ट तत्स्थानी बिहार , उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों में समाविष्ट उक्त 
सारणी के स्तम्भ ( 2) में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के 
उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करने की अपेक्षा करते हैं : 


राज्य 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 


(1 ) 


बिहार 


उत्तर प्रदेश 


1 - वाल्मीकि नगर 
2 - पश्चिम चम्पारण 
3 - पूर्वी चम्पारण 
16 - वैशाली 
17 - गोपालगंज ( अ0जा0 ) 
18 -सिवान 
| 60 - डुमरियागंज 
| 63 - महराजगंज 
| 64 - गोरखपुर 
| 65 - कुशीनगर 
66 - देवरिया 
67 - बांसगावं ( अ0जा0 ) 
68 - लालगंज ( अ0जा0 ) 
69 - आजमगढ़ 
70 - घोसी 
71 - सलेमपुर 
72 - बलिया 
73 - जौनपुर 
74 - मछलीशहर ( अ0जा0) 
75 - गाजीपुर 
76 - चन्दौली 
77 - वाराणसी 
79 –मिर्जापुर 
80 - राबर्ट्सगंज ( अ0जा0) 
| 10 - बहरामपुर 
12 - कृष्णानगर 
13 -रणघाट ( अ. जा.) 
14 - बनगांव ( अ. जा .) 
15 - बैरकपुर 
16 - दमदम 
17 - बारासात 
| 18 - बसीरहाट 
19 - जयनगर ( अ. जा .) 
20 - मथुरापुर ( अ. जा .) 
21 - डायमंड हारबर 
22 - जादवपुर 
23 - कोलकाता दक्षिण 


पश्चिमी बंगाल 


PER JGTC (31HTERUT ), 17 


2014 


राज्य 


संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 


24 - chlachlat Bote 
30 – alhoch 
31 - chief 
32 – 910 


01. H IT 
सचिव, भारत सरकार 
[ WTO 5T0 – 11024 (2) / 2014 - f02 ] 


Government of India 
Ministry of Law and Justice 

Legislative Department 


Notification 
New Delhi, the 17th April, 2014 /Chaitra 27 , 1936 ( Saka ) 
S . O . ( E ) - Whereas it has been decided to hold a general election for the purpose 
of constituting a new House of the People, on the expiration of the term of fifteenth House 
of the People ; 

Now , therefore, in pursuance of the provisions contained in sub -section ( 2) of 
section 14 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is 
pleased to call upon the parliamentary constituencies , specified , in column ( 2 ) of the Table 
given below comprised within the corresponding States of Bihar, Uttar Pradesh and West 
Bengal as specified in column ( 1 ) of the Table , to elect members in accordance with the 
provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder: 
State 

Parliamentary Constituency 
( 1) 

( 2 ) 
BIHAR 

1 - Valmiki Nagar 
2 - Paschim Champaran 
3 - Purvi Champaran 
16 - Vaishali 
17 -Gopalganj ( SC ) 

18 -Siwan 
UTTAR PRADESH 

60-Domariyaganj 
63 -Maharajganj 
64 -Gorakhpur 
65 - Kushi Nagar 
66 -Deoria 
67 -Bansgaon (SC ) 
68 - Lalganj (SC ) 
69 -Azamgarh 
70 -Ghosi 
71 -Salempur 
72 -Ballia 
73 -Jaunpur 
74 -Machhlishahr (SC ) 
75 -Ghazipur 
76 -Chandauli 


PER JGTC (31HTERUT ), 17 31415 2014 


State 


WEST BENGAL 


Parliamentary Constituency 

(2) 
77 - Varanasi 
79 -Mirzapur 
80 -Robertsganj (SC ) 
10 -Baharampur 
12 -Krishnangar 
13 -Ranaghat (SC ) 
14 - Bangaon (SC ) 
15 -Barrackpur 
16 - Dum Dum 
17 -Barasat 
18 -Basirhat 
19 - Jaynagar ( SC ) 
20 -Mathurapur (SC ) 
21-Diamond Harbour 
22 - Jadavpur 
23 - Kolkata Dakshin 
24 -Kolkata Uttar 
30 - Tamluk 
31-Kanthi 
32 -Ghatal 


P . K .Malhotra , 
Secretary to the Government of India 

[F .H -11024 (2)/2014 -Leg. II] 


बिहार गजट ( असाधारण ), 17 अप्रील 2014 

भारत निर्वाचन आयोग 


अधिसूचना 
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001 दिनांक 17 अप्रैल, 2014 / 27 चैत्र, 1936 ( शक ) 
सं . 464 / 2014 ( 9) - यतः, भारत के राष्ट्रपति , लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43 ) की धारा 14 की उप - धारा (2 ) 
के अधीन जारी और दिनांक 17 अप्रैल, 2014 ( गुरूवार) को भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा संलग्न अनुसूची में उल्लिखित 
राज्यों या संघ शसित खेत्रों के, इस अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट, प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से यह अपेक्षा करते है कि उक्त 
अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार लोकसभा के लिए सदस्य निर्वाचित कर दिए जाएं ; 
2. अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 30 और 56 के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग, एतदद्वारा 

उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उक्त निर्वाचन के संबंध में निम्न रूप से 
नियत करता है, 
( क ) नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख 

24 अप्रैल , 2014 ( गुरूवार ) 
( ख ) नाम निर्देशन की संवीक्षा की तारीख 

25 अप्रैल , 2014 ( शुक्रवार ) 
( ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अंतीम तारीख 

28 अप्रैल, 2014 (सोमवार) 
( घ) अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वह तारीख, जिसको यदि आवश्यक हुआ तो , उक्त अनुसूची के स्तम्भ (1) में तदनुरूप 
प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मतदान होगा, और 
( ड.) वह तारीख जिससे पूर्व उक्त उल्लिखित संसदीय - 28 मई, 2014 ( बुधवार ) 
निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन सम्पन्न कर लिया जाएगा; और, 
उक्त अनुसूची के स्तंभ (3 ) में विनिर्दिष्ट समय को ऐसे समय के रूप में नियम करता है , जिसके दौरान, यदि आवश्यक हुआ तो , 
इस अनुसूची के स्तंभ (1) में तद्नुरूप प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में , उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) में ऐसे निर्वाचन 
क्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को , निर्वाचन के लिए मतदान होगा । 

अनुसूची 

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, दिनांक तथा मतदान का समय 
संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम । मतदान की तारीख 

मतदान का समय 


2 


1 - बिहार 


12 मई, 2014 ( सोमवार ) 


पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04: 00 बजे तक 


12 मई, 2014 ( सोमवार ) 


पूर्वा. 07:00 बजे से अप . 06:00 बजे तक 


| 12 मई, 2014 ( सोमवार ) 
| 12 मई , 2014 (सोमवार) 


पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06: 00 बजे तक 
| पूर्वा. 07:00 बजे से अप . 06:00 बजे तक 


| 1 - वाल्मीकिनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
1 - वाल्मीकिनगर वि. स. नि. क्षेत्र 
2 - रामनगर ( अ. जा.) वि .स. नि. क्षेत्र 
3 - नरकटियागंज वि. स.नि . क्षेत्र 
4 - बगहा वि .स.नि . क्षेत्र 
5 - लौरिया वि . स.नि. क्षेत्र 
9 - सिकटा वि . स.नि . क्षेत्र 
2 - पश्चिम चम्पारण 
3 - पूर्वी चम्पारण 
16 - वैशाली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
90 - मीनापुर वि. स.नि . क्षेत्र 
97 – पारू वि. स.नि. क्षेत्र 
98 – साहेबगंज वि. स.नि . क्षेत्र 
95 - कॉटी वि. स.नि . क्षेत्र 
96 - बरूराज वि. स.नि. क्षेत्र 
125 - वैशाली वि. स.नि.क्षेत्र 
17 – गोपालगंज ( अ. जा .) 
18 - सिवान 


12 मई, 2014 (सोमवार ) 


| पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 04:00 बजे तक 


12 मई, 2014 (सोमवार) 


| पूर्वा. 07: 00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 


| पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06: 00 बजे तक 

पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 


12 मई , 2014 ( सोमवार) 
12 मई, 2014 ( सोमवार ) 

2 - उत्तर प्रदेश 
12 मई, 2014 ( सोमवार) 
12 मई , 2014 (सोमवार) 
12 मई , 2014 ( सोमवार ) 
12 मई, 2014 ( सोमवार ) 


60 - डुमरियागंज 
63 - महराजगंज 
64 - गोरखपुर 
65 - कुशीनगर 


- 


पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06: 00 बजे तक 

पूर्वा. 07 :00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
| पूर्वा. 07 :00 बजे से अप . 06 :00 बजे तक 

पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06 : 00 बजे तक 


बिहार गजट ( असाधारण), 17 अप्रील 2014 
66 - देवरिया 

12 मई, 2014 ( सोमवार) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06: 00 बजे तक 
67 - बांसगांव ( अ. जा .) 

| 12 मई, 2014 ( सोमवार ) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
68 - लालगंज ( अ. जा.) 

12 मई, 2014 (सोमवार ) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
69 - आज़मगढ़ 

12 मई, 2014 (सोमवार) | पूर्वा. 07: 00 बजे से अप. 06: 00 बजे तक 
70 - घोसी 

12 मई , 2014 (सोमवार) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
71 - सलेमपुर 

12 मई, 2014 ( सोमवार ) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
72 - बलिया 

12 मई, 2014 (सोमवार) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
73 - जौनपुर 

12 मई , 2014 ( सोमवार) पूर्वा. 07 :00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
74 - मछलीशहर ( अ. जा .) 

12 मई, 2014 (सोमवार) पूर्वा. 07 :00 बजे से अप. 06:00 बजे तक । 
75 - गाजीपुर 

12 मई , 2014 (सोमवार) पूर्वा. 07 :00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
76 – चन्दौली 

12 मई, 2014 ( सोमवार ) | पूर्वा. 07:00 बजे से अप . 06:00 बजे तक 
77 - वाराणसी 

12 मई, 2014 ( सोमवार) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
79 –मिर्जापुर 

12 मई, 2014 ( सोमवार) पूर्वा. 07 :00 बजे से अप . 06:00 बजे तक 
80 - राबर्ट्सगंज ( अ. जा .) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 
383 – चकिया ( अ. जा.) वि. स.नि. क्षेत्र 

| 12 मई, 2014 (सोमवार ) | पूर्वा. 07: 00 बजे से अप. 04:00 बजे तक 
401 - राबर्ट्सगंज वि. स.नि . क्षेत्र 
403 – दुद्धी (अ. जा.) वि. स.नि. क्षेत्र 
400 - घोरावल वि. स.नि. क्षेत्र 

12 मई, 2014 ( सोमवार ) पूर्वा. 07: 00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
402 - ओबरा वि . स.नि. क्षेत्र 

3 - पश्चिम बंगाल 
10 - बहरामपुर 

12 मई, 2014 (बुधवार) | पूर्वा. 07: 00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
12 - कृष्णानगर 

12 मई, 2014 ( बुधवार) पूर्वा. 07 :00 बजे से अप . 06 :00 बजे तक 
13 - रणघाट ( अ. जा.) 

12 मई, 2014 ( बुधवार) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
14 - बनगांव ( अ. जा .) 

12 मई, 2014 (बुधवार ) पूर्वा. 07 :00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
15 - बैरकपुर 

12 मई , 2014 ( बुधवार ) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
16- दमदम 

12 मई, 2014 (बुधवार) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
17 - बारासात 

12 मई, 2014 ( बुधवार) पूर्वा. 07 :00 बजे से अप. 06: 00 बजे तक । 
18– बसीरहाट 

12 मई, 2014 (बुधवार ) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06 : 00 बजे तक 
19 - जयनगर ( अ. जा .) 

12 मई , 2014 (बुधवार ) पूर्वा. 07 :00 बजे से अप . 06 :00 बजे तक 
20 - मथुरापुर ( अ. जा .) 

12 मई, 2014 ( बुधवार) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
21 - डायमण्ड हारबर 

12 मई, 2014 (बुधवार ) पूर्वा. 07 :00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
22 - जादवपुर 

12 मई , 2014 (बुधवार ) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
23 - कोलकाता दक्षिण 

12 मई, 2014 (बुधवार) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
24 - कोलकाता उत्तर 

12 मई, 2014 ( बुधवार ) पूर्वा. 07 :00 बजे से अप. 06: 00 बजे तक । 
30 - तामलुक 

12 मई, 2014 (बुधवार) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
31 - कांथी 

12 मई, 2014 (बुधवार ) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 
32 - घाटल 12 मई, 2014 ( बुधवार) पूर्वा. 07:00 बजे से अप. 06:00 बजे तक 

आदेश से, 
सुमित मुखर्जी, सचिव , 
भारत निर्वाचन आयोग । 


PER JG1C ( 31HTERUT ), 17 31415 2014 


ELECTION COMMISSION OF INDIA 


NOTIFICATION 
Nirvachan Sadan , Ashoka Road , New Delhi- 110001 Dated 17th April, 2014 / 

27 Chaitra , 1936 ( Saka ) 
No . 464 /2014 (9 ) — WHEREAS , the president of India has, by notification issued 
under sub - section ( 2 ) of section 14 of the Representation of the People Act, 1951 ( 43 of 
1951 ) and published in the Gazette of India on the 17th April , 2014 ( Thursday ), has pleased 
to call upon each of the parliamentary constituencies, specified in column ( 1) of 
Schedule below , in the States or Union Territories mentioned in the Schedule , to elect 
members to the House of the People , in accordance with the provisions of the said Act and 
of the rules and orders made thereunder. 
2 . Now , therefore , in pursuance of Sections 30 and 56 of the said Act, the Election 
Commission of India hereby 
( A ) Appoints , with respect to the said election , from each of the parliamentary 
constituencies specified in the said Schedule, 

(a ) the 24th April , 2014 ( Thursday ) as the last date formaking nominations; 
(b ) the 25th April , 2014 ( Friday ) , as the date for scrutiny of nominations ; 
(c ) the 28th April, 2014 (Monday ), as the last date for withdrawal of candidatures ; 
(d ) the date , specified in column ( 2 ) of the SCHEDULD below , as the date on which a 

poll shall, if necessary , be taken in the parliamentary constituencies , specified in the 

corresponding entry in column (1 ) of the said Schedule ; and 
(e ) the 28th May , 2014 (Wednesday ), as the date before which the election shall be 

completed in all the above mentioned parliamentary constituencies ; and 
( B ) Fixes the hours specified in column ( 3 ) of the said Schedule , as the hours during 
which the poll shall, if necessary , be taken in the constituencies , specified in the 
corresponding entry in column (1 ) of the said Schedule, on the date specified against such 
constituency in column (2 ) thereof, for the above election . 

SCHEDULE 
Parliamentary Constituency , Dates and Hours of Poll 
No. & Name of 

Date of Poll 

Hours of Poll 
Parliamentary 
Constituency 


07.00 AM to 04. 00PM 


07 . 00 AM to 06 . 00PM 


1 - BIHAR 
1 - Valmiki Nagar Parliamentary Constituency 
1 - Valmiki Nagar AC | 12th May , 2014 (Monday ) | 
2 -Ramnagar (SC ) AC 
3 -Narkatiaganj AC 

12th May , 2014 (Monday) 
4 -Bagaha AC 
5 - Lauriya AC 
9 - Sikta AC 
2 -Paschim Champaran 

12 h May , 2014 (Monday ) 
3 -Purvi Champaran 

12th May , 2014 (Monday ) 
16 - Vaishali Parliamentary Constituency 
90 -Minapur AC 

12th May , 2014 (Monday ) 
97 - Paroo AC 
98 -Sahebganj AC 


07 .00 AM to 06 .00PM 
07 . 00 AM to 06 . 00PM 


07 . 00 AM to 04 . 00PM 


8 


Par JGTC (31HTERUT), 17 2014 2014 


Date of Poll 


Hours of Poll 


No. & Name of 
Parliamentary 
Constituency 


2 


12 h May, 2014 (Monday ) 


07 . 00 AM to 06 .00PM 


95 -Kanti AC 
96 - Baruraj AC 
125 - Vaishali AC 
17 -Gopalganj (SC ) 
18 - Siwan 


12th May , 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) 


07 . 00 AM to 06 . 00PM 
07 . 00 AM to 06 .00PM 


60 -Domariyaganj 
63-Maharajganj 
64 -Gorakhpur 
65 - Kushi Nagar 
66 - Deoria 
67 - Bansgaon (SC ) 
68 -Lalganj ( SC ) 
69 - Azamgarh 
70 -Ghosi 
71-Salempur 
72 - Ballia 
73 - Jaunpur 
| 74 -Machhlishahr (SC ) 
75 -Ghazipur 
76 -Chandauli 
77 - Varanasi 
79 -Mirzapur 
80 -Robertsganj (SC ) PC 
383 -Chakia (SC ) AC 
401-Robertsganj AC 
403 -Duddhi (SC ) AC 
400 -Ghorawal AC 
402 -Obra AC 


2 - UTTAR PRADESH 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) | 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May, 2014 (Monday ) . 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May, 2014 (Monday ) 
12th May, 2014 (Monday ) 
12th May, 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May, 2014 (Monday) 
12th May, 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday) | 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) 


07 . 00 AM to 06 .00PM 
07 . 00 AM to 06 . 00PM 
07 .00 AM to 06 .00PM 
07 . 00 AM to 06 . 00PM 
07 .00 AM to 06 .00PM 
07 . 00 AM to 06 . 00PM 
07 . 00 AM to 06 . 00PM 
07 . 00 AM to 06 . 00PM 
07 .00 AM to 06 .00PM 
07 . 00 AM to 06 .00PM 
07 .00 AM to 06 .00PM 
07 .00 AM to 06 .00PM 
07 .00 AM to 06 .00PM 
07 . 00 AM to 06 .00PM 
07. 00 AM to 06 .00PM 
07 .00 AM to 06 .00PM 
07 .00 AM to 06 .00PM 


12th May , 2014 (Monday) 


07 . 00 AM to 04 . 00PM 


12th May , 2014 (Monday) 


07 .00 AM to 06 .00PM 


10 - Baharampur 
12 -Krishnangar 
13 -Ranaghat ( SC ) 
14 -Bangaon ( SC ) 
15 -Barrackpur 
16 -Dum Dum 
17 -Barasat 
18 -Basirhat 
19 -Jaynagar ( SC ) 
20 -Mathurapur (SC ) 
| 21 -Diamond Harbour 


3-WEST BENGAL 
12th May , 2014 (Monday ) | 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) 
12th May , 2014 (Monday ) | 
12th May, 2014 (Monday ) 


07 .00 AM to 06 .00PM 
07 .00 AM to 06 .00PM 
07 .00 AM to 06 .00PM 
07 .00 AM to 06 .00PM 
07 . 00 AM to 06 .00PM 
07 .00 AM to 06 .00PM 
07 . 00 AM to 06 . 00PM 
07 . 00 AM to 06 . 00PM 
07 .00 AM to 06 .00PM 
07 . 00 AM to 06 . 00PM 
07 .00 AM to 06 . 00PM 


ROER JGTC (31HTERUT), 17 


e 


2014 


Date of Poll 


Hours of Poll 


No . & Name of 
Parliamentary 
Constituency 


2 


22- Jadavpur 
23-Kolkata Dakshin 
| 24 -Kolkata Uttar 
30 - Tamluk 
31- Kanthi 
32 -Ghatal 


12th May, 2014 (Monday) 07 . 00 AM to 06 .00PM 
12th May, 2014 (Monday ) 07 . 00 AM to 06 .00PM 
12th May , 2014 (Monday ) 07 . 00 AM to 06 .00PM 
12th May , 2014 (Monday ) 07 . 00 AM to 06 .00PM 
12th May, 2014 (Monday) 07 . 00 AM to 06 . 00PM 
12th May , 2014 (Monday ) 07 . 00 AM to 06 .00PM 

By Order , 

SUMIT MUKHERJEE , 
Secretary to the Election Commission of India . 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JGC (31HTERUT) 380 -571 + 300 -scouto 

Website : http ://egazette .bih .nic.in 


